TEST - ( 1 )- 72 


REGISTEREDOVERNET 


रम्पपवयन 


भारत का राजपत्र " 
The Gazette of Fadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT I 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


198 ] 
No. 198] 


of faccent, T * * , FAE 7, 1977/ alfa 15, 1899 
NEW DELHI, FRIDAY , OCTOBER 7, 1977/ASVINA 15 , 1899 


TY 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separato compilation 


= 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 

New Delhi, the 7th October 1977 
No . U -23013 (10 ) / 77 - LW . -- In exercise of the powers conferred by Sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 5 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act, 
1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a com 
mittee to go into the question of working of Contract Labuur System in Chromite , 
Mica , Magnesite , Gypsum and Fire - clay mines in the country , 

2 The composition of the Committre and its terms of reference will be as 
under : 

Composition 
( 1 ) Shri S Das Gupta , General Secretary, Indian National Mine Workers 

Federation , Dhanbad . 
( 2 ) Shri V N Prasad , General Secretary , Panposh Mazdoor Union 

PO Rourkela , Distt Sundergarh (Orissa ) 
( 3 ) Shri Prakash Roy, General Secretary , Samyukta Khadan Mazdoor 

Sangh ( AITUC ) Chikla, PO Rajnandgam , Distt Durg (MP ) 

Alternate - Shri SK Sanyal ( AITUC ) 
( 4 ) Shri TR Goenka, Goenka Minerals Limited , PB No 271, Nagpur 
(5 ) Shri S . S Manjrekar, Divisional Manager ( Tata Mines ), Noamandı 


(1) Shrederation , Dhanbad . eneral 


Secretary :sapan 


6) ShtiBihat 


DHU 


(6 ) Shri N P Dhusia, General Manager , Steel Authority of India Limited , 
New Delhi. 

( 1129) 


1130 


THL GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PARTISuc. 1 


(7 ) Shri K D . Gandhi, Under Secretary , Ministry of Labour , New Delhi-- 
Londence , 

Terins of Reference 
( 1) To identify jobs where contract labour is being employed in the above 

group of mines in the country ; 
(2 ) To recommend operations where the Contract Labour System should 

___ be abolished; 
(3 ) To report whether the welfare amenities provided for contract labour 

in the above group of mines in the country are in accordance with 

the requirements of the Law 
3 The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee 
vould endeavour to submit its report within four to six months 

D), BANDYOPADHYAY, 
Chairman , Central Advisory Contract Labour Board and It Secy . 


ORDER 
Coples of the Resolution may be sent to . 

1. All Members of the Central Advisory Contract Labour Board 

2 The Ministry of Steel & Mines (Department of Mines - Shri M . M Bakshi., 
Under Secretary ) New Delhi 

3. "The Ministry of Steel & Mines ( Department of Steel -~-BS Bhatnagar , 
Deputy Secretary ) New Delhi 

4. The Ministry of Energy ( Department of Coal-~- Shri C . D . Tripathi, Director ) 
New Delhi. 

5 . The Steel Authority of India Limited, New Delhi, 
6 . Shri S . S . Manjrekar , Divisionel Manager ( Tata Mines ) Noamandi, Bihar 

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India 
Extra ordinary . 

D BANDYOPADHYAY , 
Chairman , Central Advisory Contract Labour Board and Jt Secy . 


श्रम मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली , 7 अक्तूबर , 1977 
सं० पू०-23013 ( 10 )/ 77 . - - एल० उबल्यू - ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन ) अधि 
नियम , 1970 की धारा- 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका 
श्रमिक सलाहकार बोर्ड एक समिति गठित करता है । जो देश मे क्रोमाइट , अभ्रक , मैगनीज , जिप्सम 
पौर अग्निसहमिटटी की खानों में ठेका श्रम पति के प्रचालन के प्रश्न की जांच करेगी । 


2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होगे : - - 


गठन 
( 1 ) श्री एस० दास गुप्ता, महासचिव, इण्डियन नेशनल माइन्स वर्कर्ज फैडरेशन, धनबाद । 
( 2 ) श्री यू० एन० प्रसाद, महामंत्री , पनपोश मजदूर यूनियन , डाकघर राउरकेला , 

जिला सुन्दरगढ़ ( उड़ीसा ) । 
( 3 ) श्री प्रकाश राय , महामंत्री, संयुक्त खदान मजदूर संघ ( ए० आई० टी० यू० सी० ) 

चिकला , डाकघर राजनन्दगाव , जिला दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) 
ऐधजी - श्री एस० के० सन्याल ( ए० आई० टी० यू० सी० ) । 


भाग I - जं . 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


I131 


. 


( 4 ) श्री टी० पार० गोइन्का , गोइनका मिनरल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 271 , 

नागपुर । 
( 5 ) श्री एस० एस० मुजरेकर, डिविजनल मैनेजर (टाटा माइन्स ), नौमण्डी (बिहार ) । 
( 6 ) श्री एन० पी० धुसिया महाप्रबन्धक , स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ; 

नई दिल्ली । 
( 7 ) श्री के० डी० गांधी , अवर सचिव, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली . . . . . संयोजक । 

विचारार्थ विषय 
( 1 ) देश मे उपर्युक्त खानो मे उन कार्यों का पता लगाना जहांठेका श्रमिको को नियोजित 

किया जा रहा है । 
( 2 ) ऐसे कार्यों की सिफारिश करना जहां ठेका श्रम पद्धति समाप्त की जानी चाहिए ; 
( 3 ) यह बताना कि क्या देश मे उपर्युक्त खानो में ठेका श्रमिकों के लिए यवस्थित कल्याण, 

सुविधाए कानून की अपेक्षाप्रो के अनुसार है । 
3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति चार से छ माह के भीतर अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी । 


डी० बंद्योपाध्याय , 
अध्यक्ष , केन्द्रीय का श्रमिक सलाहकार 

बोर्ड एवं सयुक्त सचिव । 


प्रादेश 


संकल्प की प्रतिया निम्नलिखित को भेजी जाएं । 

1 केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य । 
2. इस्पात और खान मन्त्रालय ( खान विभाग - श्री एम० एम० बक्शी , प्रवर सचिव ) , नई दिल्ली । 
3. इस्पात और खान मन्त्रालय ( उम्पात विभाग - श्री बी० एस० भटनागर, उप मचिव ) , 

नई दिल्ली । 
4. ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयाला विभाग - श्री सी० डी० त्रिपाठी , निदेशक ), नई दिल्ली । 
5 स्टोल अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड , नई दिल्ली । 

6 . श्री एम० एस० मजरेकर, डिविजनल मैनेजर ( टाटा खान ) , नौमण्डी , बिहार । 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत के राजपत्र , असाधारण मे प्रकाशित की जाए । 

डी० बंधोपाध्याय , 
अध्यक्ष , केन्द्रीय ठेका श्रमिक 
सलाहकार बोई एक सयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मन्त्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, विल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL, MANAGER , GOVERNMĽNT OF INDIA PRESS , MINIO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED DY THE CONTROLLIR OF PVALICATIONS, DELHI, 1977 


